निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 16 जुलाई 2013 


( संo पटना 565 ) 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2013 
एस0ओ0 307 , दिनांक 16 जुलाई 2013 — श्री वैद्यनाथ प्रसाद , भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) को गृह (विशेष) विभाग, बिहार की 
अधिसूचना संख्या 5860 , दिनांक 04.07.2013 द्वारा गठित बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग के सचिव के रुप में योगदान की 
तिथि से नियुक्त किया जाता है । 

2. इन्हे वेतन, भत्ते आदि सेवानिवृत्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर देय नियमों के अनुसार देय होंगे । इसके लिए अलग से 
आदेश निर्गत किया जाएगा । 

( सं0 बी / पु0 फायरिंग( बगहा) 02 / 13 – 6235) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

कमल नारायण सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 565- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


